रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/97 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 97 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


H 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


HP 


- 


भाग - खण्ड 3 - उप - खंड ( ii ) 
PART II - Section 3 -- Sub- section ( ii ) 


-- 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. . 1103 ) 


बरका 


. . 


सं० 52 ] 
No. 52 ] 


नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 1998 / माघ 1, 1919 
NEW DELHI,WEDNESDAY, JANUARY 21, 1998/ MAGHA 1, 1919 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 

अधिसूचना 
मुम्बई, 21 जनवरी, 1998 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
( निक्षेपागार और सहभागी ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1998 


का . आ . 76 ( अ ).--- बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ( 1992 का 15 ) की धारा 30 की उप - धारा ( i) द्वारा प्रदस 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम , 1996 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित विनियम बनाता है । 

1 . इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम, 1998 कहा जा सकेगा । 
2 . वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
3. " भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 ( इसमें इसके पश्चात् विनियम के रूप में निर्दिष्ट ) में : 
( क ) विनियम 28 के उप - विनियम ( ख ) में , शब्दों मुद्रा बाजारलिखतें , और शब्दों और असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के पूर्व, निम्नलिखित शब्द 

परिवर्धित किए जाएंगे, अर्थात् : 

" सरकारी प्रतिभूतियों " 
( ख ) विनियम 29 में , विधमान परंतुफ के पश्चात् एक नया परंतुक परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु यह और कि कोई ऐसा करार किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा जहां राज्य या केन्द्रीय सरकार सरकारी प्रतिभूतियों की 

निर्गमकर्ता है । " 
( ग ) विनियम 53 में , एक परंतुक परिवर्धित किया जाएगा , अर्थात् : 

" परंतु यह कि कोई करार किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं होगा, यदि : 
(i ) निक्षेपागार प्रतिभूतियों का निर्गमकर्ता है ; अथवा 

(ii ) राज्य या केन्द्रीय सरकार सरकारी प्रतिभूतियों की निर्गमकर्ता है । " 
( घ ) विनियम 55 में , एक परंतुक परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् : 

" परंतु यह कि जहां राज्य या केन्द्रीय सरकार सरकारी प्रतिभूतियों की निर्गमकर्ता है, निक्षेपागार, दैनिक आधार पर, अभौतिक प्रतिभूतियों 
191 GI/98 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II --- SEC . 3 ( ii)] 
के अभिलेखों का समाधान करेगा । " 
( ) विनियम 57 में, एक परंतुक परिवर्धित किया जाएगा, अर्थात् : - . 
" परंतु यह कि कोई ऐसी जानकारी निक्षेपागार को दिए आने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी जहां राज्य या केन्द्रीय सरकार सरकारी प्रतिभूतियों 
की निर्गमकर्ता है । " 
( च ) विनियम 63 के खंड (2 ) के पश्चात्, एक नया विनियम , 63क परिवर्धित किया आएगा, अर्थात् :-- 
" 63क. इस अध्याय की कोई भी बात राज्य या केन्द्रीय सरकार पर लागू नहीं होगी जहां यह सरकारी प्रतिभूतियों की निर्गमकर्ता है । " 


[ फा . सं . भाप्रविबो/विधि/ 2352/ 98 ] 

देवेन्द्र राज मेहता, अध्यक्ष 


पाद टिप्पण : ( 1 ) भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम, 1996, मूल विनियम, का . आ . सं. 345 ( अ ), 16 मई, 1996 को भारत के 

रापजत्र में प्रकाशित हुआ था । 
( 2 ) भाप्रवियो (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम, 1996, भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) संशोधन विनियम, 1997, द्वारा और 

संशोधित हुआ था जो , का . आ . सं. 91 ( अ) , 7 फरवरी, 1997 को भारत के रापजत्र में प्रकाशित हुआ था । 
( 3 ) भाप्रविबो ( निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम , 1966, भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) ( दूसरा संशोधन ) विनियम , 1997 द्वारा 

और संशोधित हुआ था जो , का . आ . सं. 640 ( अ), 5 सितंबर, 1997 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । 
( 4 ) भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी ) विनियम, 1996 , भाप्रविषो (निक्षेपागार और सहभागी ) संशोधन विनियम , 1998 द्वारा और 

संशोधित हुआ था ओ, का . आ . सं. 18( अ ) 5 जनवरी , 1998 को भारत के रापजन में प्रकाशित हुआ था । 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 21st January, 1998 
SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
(DEPOSITORIES AND PARTICIPANTS ) (SECOND AMENDMEND ) 

REGULATIONS , 1998 


S . O . 76 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (i) of section 30 of the Securities and Exchange 
Board of India Act, 1992 (15 of 1992 ), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and 
Exchange Board of India (Depositories and Participants ) Regulations, 1996. 

1. These Regulationsmay be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) 

(Second Amendment) Regulations, 1998. 
2 . They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
3 . In the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants ) Regulations, 1966 (hereinafter 

referred to as the regulations ) .. 
( a ) in sub-regulations ( b) of regulations 28, after the words money market instruments and before the 

words and unlisted securities , the following words shall be added, namely : - " Government 

Securities" 
( b ) in regulation 29 , a new proviso after the existing proviso shall be added , namely : -- 

“ Provided further that no such agreement shall be required to be entered into where the State or the Central 

Government is the issuer of Government securities." 
(c ) in regulation 53 , a proviso shall be added, namely : 

" Provided that no agreement shall be required to be entered into in case: 
(i) the depository is the issuer of securities; or 
(ii ) the State or the Central ilovernment is the issuer of Government securities. " 
in regulation 55, a proviso shall be added , namely : 
“ Provided that where the State of the Central Government is the issuer of Government securities, the 

depository shall , on a daily basis, reconcile the records of the dematerialised securities. " 
( e) in regulation 57, a proviso shall be added, namely : 

“ Provided that no such information would be required to be given to the depository where the State or 


[ TT II - ga 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) 


the Central Government is the issuer ofGovernment securities." 
after clause (2 ) of regulation 63, a new regulation , 63 A shall be added, namely : 
" 63 A . Nothing contained in this chapter shall be applicable to the State or the ContralGovernmentwhere 
it is the issuer of the Government securities." 


[F . No . SEBI/LE /2352/98 ] 
D .R .MEHTA , Chairman 


Footnote :- 


( 1) 


SEBI (Depositories and Participants ) Regulation , 1996 the principal regulation , was published in the 
Gazette of India on May 16 , 1996 , vide S . O . No. 345( E ). 
SEBI (Depositories and Participants ) Regulations , 1996 was further amended by the SEBI (Depositories 
and Participants) Amendment Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India on February 
7 , 1997, vide S O No. 91(E ). 
SEBI(Depositories and Participants ) Regulations, 1996 was further amended by the SEBI ( Depositories 
and Participants) (Second Amendment ) Regulations, 1997 which was published in the Gazette of India 
on September 5, 1997, vide $. O . No. 640 ( E ). 
SEBI (Depositories and Participants ) Regulations, 1996 was further amended by the SEBI (Depositories 
and Participants ) Amendment Regulations , 1998 which was published in the Gazette of India on January 
5 , 1998, vide S.O . No . 18 (E ). 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapurl, Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 — 1997 . 


